निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 पौष 1943 ( श ० ) 
( सं 0 पटना 1080 ) पटना , शुक्रवार , 31 दिसम्बर 2021 


7 


Lleky i 2 u folk 


vf / k puk 

30 दिसम्बर 2021 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16697 / सा ० प्र ० — श्री चैतन्य प्रसाद , भा 0 प्र 0 से 0 ( 1990 ) , अपर मुख्य सचिव , गृह 
विभाग , बिहार , पटना अगले आदेश तक निगरानी विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16698 / सा 0 प्र 0 श्री चंचल कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( 1992 ) , मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव , 
मुख्यमंत्री सचिवालय , बिहार , पटना / अतिरिक्त प्रभार – प्रधान सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना / प्रधान 
सचिव , जन शिकायत , सामान्य प्रशासन विभाग / मिशन निदेशक , बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी , पटना 
अगले आदेश तक महानिदेशक , बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान –बिपार्ड , पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
भी रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16699 / सा ० प्र०— श्री संदीप पौण्डरीक , भा 0 प्र 0 से 0 ( 1993 ) , प्रधान सचिव , योजना एवं 
विकास विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – परियोजना निदेशक , बिहार आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण 
सोसाइटी / प्रधान सचिव , बिहार राज्य योजना पर्षद , पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रधान सचिव , 
समाज कल्याण विभाग , बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

श्री पौण्डरीक प्रधान सचिव , योजना एवं विकास विभाग , बिहार , पटना / परियोजना निदेशक , बिहार 
आपदा पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण सोसाइटी / प्रधान सचिव , बिहार राज्य योजना पर्षद् , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 


1 


2 . 


रहेंगे । 


, 


सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16700 / सा 0 प्र0- श्री संजय कुमार अग्रवाल , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2002 ) , सचिव , परिवहन 
विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – जाँच आयुक्त , सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना / सचिव , आपदा प्रबंधन 
विभाग , बिहार , पटना / आयुक्त , पटना प्रमंडल , पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , जल 
संसाधन विभाग , बिहार पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री अग्रवाल सचिव , आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार , पटना / सचिव , परिवहन विभाग , बिहार / जाँच आयुक्त , 
सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे और आयुक्त , पटना प्रमंडल , पटना के अतिरिक्त 
प्रभार से मुक्त हो जाएँगे । 

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री संजीव हंस , भा 0 प्र 0 से 0 ( 1997 ) सचिव , ऊर्जा विभाग , बिहार , पटना 
{ अतिरिक्त प्रभार – अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पॉवर ( होल्डिंग ) कंपनी लिमिटेड , पटना / सचिव , जल 
संसाधन विभाग , बिहार , पटना , सचिव , जल संसाधन विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएँगे । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 दिसम्बर 2021 


. 


। 


1 


1 


सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16701 / सा ० प्र ० — श्री कुमार रवि , भा ० प्र ० से 0 ( 2005 ) , सचिव , भवन निर्माण विभाग , 
बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य भवन निर्माण निगम , पटना / विशेष कार्य पदाधिकारी , 
स्वास्थ्य विभाग ) अगले आदेश तक आयुक्त , पटना प्रमंडल , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16702 / सा ० प्र ० — श्री दयानिधान पाण्डेय , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ) , विशेष सचिव , समाज 
कल्याण विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- निदेशक , सामाजिक सुरक्षा , समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना ) को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री पाण्डेय निदेशक , सामाजिक सुरक्षा , समाज कल्याण विभाग , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में भी 
रहेंगे । 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16703 / सा 0 प्र 0 - श्री संदीप कुमार आर 0 पुडकलकट्टी , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ) , प्रबंध 

/ 
निदेशक , नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड , पटना / अतिरिक्त प्रभार – प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर 
ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , 
पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री पुडकलकट्टी प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य पथ विकास निगम , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे और 
प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड , पटना के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त हो जाएँगे । 

3. श्रीमती वन्दना किनी , भा 0 प्र 0 से 0 ( 1989 ) अपर मुख्य सचिव , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
यथावत रहेंगी । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16704 / सा 0 प्र 0 श्री धर्मेन्द्र सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ) , निदेशक , मत्स्य ( अतिरिक्त 
प्रभार- विशेष सचिव , पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
सचिव , वित्त विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16705 / सा 0 प्र 0 श्री अभिषेक सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( टी 0 आर 0 : 2006 ) , समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी , गया / अतिरिक्त प्रभार – बंदोबस्त पदाधिकारी , गया को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक प्रबंध 
निदेशक , बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड ( बुडको ) , पटना के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. श्री सिंह प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य आवास बोर्ड , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

3. उपर्युक्त व्यवस्था के आलोक में श्री आनन्द किशोर ( 1996 ) प्रबंध निदेशक , बिहार शहरी आधारभूत संरचना 
विकास निगम लिमिटेड ( बुडको ) , पटना / प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य आवास बोर्ड के अतिरिक्त प्रभारों से मुक्त हो 
जाएँगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16706 / सा 0 प्र 0 - श्री गोरखनाथ , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2006 ) , विशेष सचिव , वित्त विभाग , 
बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सचिव , स्वास्थ्य विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16707 / सा 0 प्र0- श्री अनिमेष कुमार पराशर , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2010 ) , अपर कार्यपालक 
निदेशक , राज्य स्वास्थ्य समिति , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - नगर आयुक्त , पटना नगर 
निगम , पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - नगर आयुक्त , पटना 
नगर निगम , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16708 / सा 0 प्र0— श्री राजीव रौशन , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2010 ) , अपर सचिव , ग्रामीण 

0 
विकास विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार- अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जीविका / मिशन निदेशक , 
जल - जीवन -हरियाली मिशन / निदेशक , कृषि , बिहार , पटना ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता 
एवं जिला पदाधिकारी , दरभंगा के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के 
तहत उन्हें दरंभगा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री रौशन बंदोबस्त पदाधिकारी , दरभंगा के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16709 / सा o प्र o- श्री महेन्द्र कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ) , समाहर्ता एवं जिला 
0 

, 
पदाधिकारी , सुपौल को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , पटना के 

के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16710 / सा 0 प्र0- श्री त्यागराजन एस ० एम ० , भा ० प्र ० से 0 ( 2011 ) , समाहर्ता एवं 
जिला पदाधिकारी , दरभंगा ( अतिरिक्त प्रभार - बंदोबस्त पदाधिकारी , दरभंगा ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , गया के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की 
धारा -20 के तहत उन्हें गया जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री त्यागराजन बंदोबस्त पदाधिकारी , गया के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16711 / सा ० प्र ० — श्री मिथिलेश मिश्र , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2011 ) , महानिरीक्षक , कारा एवं 
सुधार सेवाएँ , गृह विभाग , बिहार , पटना को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , वित्त विभाग के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री मिश्र मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी - सह - प्रबंध निदेशक , बिहार राज्य शिक्षा वित्त निगम , पटना के 
अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 


. 


, 


, 


। 


1 


, 


- 


. 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 31 दिसम्बर 2021 

3 
सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16712 / सा 0 प्र 0 - श्री कौशल कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2012 ) , समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी , सहरसा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , सुपौल के पद पर 
पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत उन्हें सुपौल जिला का दण्डाधिकारी 
भी नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16713- श्री योगेन्द्र सिंह , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013 ) , समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , 
नालंदा बिहार शरीफ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , समस्तीपुर के पद 
पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत उन्हें समस्तीपुर जिला का जिला 
दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

2. श्री सिंह बंदोबस्त पदाधिकारी , समस्तीपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16714 / सा 0 प्र 0 - श्री आनंद शर्मा , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2013 ) , संयुक्त सचिव , सहकारिता 
विभाग , बिहार , पटना ( अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग ) को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , सहरसा के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 
( एक्ट -2 , 1974 ) की धारा -20 के तहत उन्हें सहरसा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16715 / सा ० प्र ० — श्री शशांक शुभंकर , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2014 ) , समाहर्ता एवं जिला 
पदाधिकारी , समस्तीपुर ( अतिरिक्त प्रभार- बंदोबस्त पदाधिकारी , समस्तीपुर ) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
समाहर्ता एवं जिला पदाधिकारी , नालंदा , बिहार शरीफ के पद पर पदस्थापित कर दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( एक्ट -2 , 
1974 ) की धारा -20 के तहत उन्हें नालंदा जिला का जिला दण्डाधिकारी भी नियुक्त किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16716 / सा 0 प्र 0 - श्री मनेश कुमार मीणा , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2015 ) , नगर आयुक्त , दरभंगा 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक महानिरीक्षक , कारा एवं सुधार सेवाएँ , गृह विभाग , बिहार , पटना के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16717 / सा 0 प्र 0 श्री सावन कुमार , भा ० प्र ० से 0 ( 2015 ) , नगर आयुक्त , गया को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , ग्रामीण विकास विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

2. श्री कुमार अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जीविका / मिशन निदेशक , जल - जीवन - हरियाली 
मिशन / निदेशक , कृषि , बिहार , पटना के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16718— श्री रवि प्रकाश , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2016 ) , उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , बाँका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , प्राथमिक शिक्षा , 
बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16719 / सा 0 प्र 0 - श्री मुकुल कुमार गुप्ता , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2016 ) , उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , जहानाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
प्रबंध निदेशक , नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

2. श्री गुप्ता प्रबंध निदेशक , बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड , पटना के अतिरिक्त प्रभार में 
रहेंगे । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16720 / सा 0 प्र 0 - श्री अंशुल कुमार , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2016 ) , विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , औरंगाबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव , खान एवं भूतत्व विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16721 / सा ० प्र ० — श्री वैभव चौधरी , भा ० प्र ० से ( 2016 ) विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , नवादा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त 
सचिव , सहकारिता विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

सं ० 1 / पी -1004 / 2021-16722 / सा ० प्र ० — श्री विजय प्रकाश मीणा , भा 0 प्र 0 से 0 ( 2016 ) , उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , वैशाली , हाजीपुर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक निदेशक , नियोजन एवं प्रशिक्षण , श्रम संसाधन विभाग , बिहार , पटना के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
2. उपर्युक्त अधिसूचनाएँ दिनांक 01.01.2022 से प्रभावी होंगी । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

कन्हैया लाल साह , 
सरकार के अवर सचिव । 


। 


। 


उप 


, 


, 


उप 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 1080-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


